पंजीकरण संख्या - यू ० ए० / डी 0 ओ 0 / डॉ 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


15-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -17 ] रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 जनवरी, 2016 ई ० ( माघ 10 , 1937 शक सम्वत् ) [ संख्या -05 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


. 


रु ० 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 


3075 


23-27 


1500 


21-24 


1500 


.. 


975 


भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम , कार्य -विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र , नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


975 


975 


. 


975 


975 


975 


07-08 


975 


1425 


23 - क 


24 


. 


उत्तराखण्ड गजट , 30 जनवरी , 2016 ई ० (माघ 10 , 1937 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

ऊर्जा 

अनुभाग -01 
अधिसूचना 
20 जनवरी, 2016 ई ० 


संख्या 69 / 1 / 2016-01 ( 03 ) / 17 / 2005 - श्री राज्यपाल महोदय, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम , 2001 की धारा 18 
के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड ऊर्जा का दक्ष उपयोग तथा ऊर्जा संरक्षण से सम्बन्धित 
दिशा -निर्देश , 2013 में अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 
संक्षिप्त नाम , विस्तार 1. (1 ) इन दिशा -निर्देशों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड ऊर्जा का दक्ष उपयोग तथा ऊर्जा संरक्षण 
एवं प्रारम्भ 

से सम्बन्धित (संशोधन ) दिशा -निर्देश , 2015 है । 


( 2 ) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी । 
नियम -5 का संशोधन 2. मूल दिशा -निर्देश के स्तम्भ -1 में दिये गये वर्तमान नियम -5 के स्थान पर स्तम्भ -2 में दिया 

गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात् 


वर्तमान नियम स्तम्भ -1 
5. कृषि क्षेत्र में स्टार लेबल्ड मोटर पम्प सेट्स, पावर 

कैपेसिटर, फुट / रिफ्लैक्स वॉल्वस का अनिवार्य 
उपयोग । 


एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम स्तम्भ -2 
5. कृषि क्षेत्र में ऊर्जा कार्य कुशलता ब्यूरों ( बी 0 ई0 ई0 ) 

विद्युत मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा लेबल्ड बी 0 ई 0 ई ० 
स्टार रेटेड पम्प सेट्स ( कम से कम चार स्टार रेटिंग 
सहित ) तथा आई० एस० आई० माड पावर केपिसीटर 

फुट / रिफ्लैक्स वॉल्व का अनिवार्य उपयोग । 
(1 ) सभी नये ट्यूबवेल कनेक्शनों के लिए बी 0 ई 0 ई ० 

स्टार रेटेड पम्प सेट्स ( कम से कम चार स्टार रेटिंग 
सहित ) तथा आई ०एस० आई० माड उप साधन का 
उपयोग अनिवार्य होगा । 


( 1) उत्तराखण्ड में सभी नये ट्यूबवेल संयोजनों के लिए 

आई० एस ० आई ० मार्क पम्पस / स्टार लेबेल्ड मोटर 
पम्प एवं उप सामग्री का उपयोग अनिवार्य होगा । 


( 2) इन निर्देशों के जारी होने की तिथि से तीन माह के 

भीतर उत्तराखण्ड की ऊर्जा कम्पनी नये नलकूप 
संयोजनों के लिए आई ०एस० आई ० मार्क पम्प / फुट 
वाल्वस हेतु भार मांग नोटिसों में संशोधन करेगा । 


( 2 ) उत्तराखण्ड पावर कारर्पोरेशन लिमिटेड राज्य में कम 

से कम चार स्टार रेटेड पम्प सेट्स का उपयोग 
सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश के जारी होने 
की तिथि से 2 माह की समय अवधि में ट्यूबवेल 
कनेक्शनों के लिए लोड डिमान्ड नोटिस में संशोधन 
किया जाना अनिवार्य होगा 


आज्ञा से , 


डॉ ० उमाकान्त पंवार, 


प्रमुख सचिव 


- 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 30 जनवरी, 2016 ई 0 (माघ 10 , 1937 शक सम्वत् ) 


25 


पंचायतीराज एवं ग्रा 0 अभि 0 से 0 अनु०-2 

विज्ञप्ति / पदोन्नति 


20 जनवरी, 2016 ई ० 


संख्या 53 / XII- 2 / 2016 / 87 ( 01) / 2016- ग्रामीण निर्माण विभाग के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता स्तर -1 के रिक्त 
पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के अनुसार श्री भूपेन्द्र सिंह कैड़ा , मुख्य अभियन्ता स्तर -2 को कार्यभार 
ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियन्ता स्तर -1 ( वेतनमान ₹ 37400-67000 ग्रेड वेतन ₹ 10,000 ) के पद पर पदोन्नत 
करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


विज्ञप्ति / पदोन्नति 


20 जनवरी, 2016 ई ० 


संख्या 54 / XII - 2 / 2016 / 93( 24) / 2004- ग्रामीण निर्माण विभाग के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता स्तर -2 के रिक्त 
पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के अनुसार श्री वाई 0 डी 0 पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता को कार्यभार ग्रहण 
करने की तिथि से मुख्य अभियन्ता स्तर -2 ( वेतनमान ₹ 37400-67000 ग्रेड वेतन ₹ 8900 ) के पद पर पदोन्नत करने 
की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. श्री पाण्डेय की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे । 


-- 


आज्ञा से , 


शैलेश बगौली, 

सचिव । 


लोक निर्माण अनुभाग -3 

आदेश 


07 नवम्बर , 2015 ई ० 


संख्या 1173 / III (3) / 15-103 (एन 0 एच0 ) / 2006 - चूँकि , लोक निर्माण विभाग के नियन्त्रणाधीन कतिपय ग्रामीण 
मार्गों / अन्य जिला मार्गों / मुख्य जिला मार्गों को राज्य मार्ग में परिवर्तित / उच्चीकृत करने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त 


हुआ है ; 


और, चूँकि , सम्यक् विचारोपरान्त उक्त मार्ग यातायात के दबाव तथा औद्योगिक, व्यापारिक और पर्यटन विकास 
की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के फलस्वरूप इन मार्गों को परिवर्तित / उच्चीकृत किया जाना आवश्यक हो गया 


है 


अतः श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित मार्गों को अनुसूची के स्तम्भ -3 
एवं 4 के अनुसार राज्य मार्ग के रूप में परिवर्तित / उच्चीकृत करते हैं । 


. 


आज्ञा से , 


अमित सिंह नेगी, 

सचिव । 


क 


[ भाग 1 


: 


26 


उत्तराखण्ड गजट , 30 जनवरी , 2016 ई ० ( माघ 10, 1937 शक सम्वत् ) 


पशुपालन अनुभाग -1 

अधिसूचना 

05 जनवरी, 2016 ई ० 
संख्या 13 / XV - 1 / 16 / 7( 25 ) / 07- श्री राज्यपाल महोदय, पशुओं में संक्रामक और संसर्गजन्य रोगों के 
नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम , 2009 (केन्द्रीय अधिनियम सं 0 27 वर्ष 2009) की धारा -6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करके ग्लैण्डर्स रोग के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जनपद रूद्रप्रयाग के ग्लैण्डर्स रोगग्रस्त प्रभावित क्षेत्रों में 
अश्ववंशीय पशु मेले, घुडदौड़ , अश्व प्रदर्शनियाँ, खेल एवं अश्ववंशीय पशुओं को एकत्रित करने वाली समस्त गतिविधि 
यों को निरूद्ध किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । ग्लैण्डर्स रोग से पीड़ित अश्ववंशीय पशुओं को किसी 
सार्वजनिक स्थान पर नहीं ले जाया जायेगा । 


2. यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 अप्रैल, 2016 तक प्रभावी होगी । 


कर्यालय - ज्ञाप 


18 जनवरी, 2016 ई ० 


संख्या 47 / XV - 1 / 16 / 1( 40 ) / 2007- गाय और गौवंश के परिरक्षण, विकास और कल्याण के लिए उत्तराखण्ड 
( उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा -4(1)( झ ) की 
व्यवस्थानुसार उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग में निम्न गैर सरकारी सदस्यों को नामित करने की श्री राज्यपाल महोदय 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


निर्धारित 
कार्यकाल 


नामित सदस्यों के नाम 


विधिक प्राविधान 


क्र ० सं ० 


3 


4 


2 


धारा -4 ( 1 ) झ (एक ) 


03 वर्ष 


1 . 


स्वामी विशुद्धानन्द , उत्तराखण्ड गो संवर्धन समिति , गो तीर्थाश्रम, 
कोटेश्वरपुरम् , टिहरी गढ़वाल 


धारा -4 ( 1 ) झ ( दो ) 


-तदैव 


2 . 


सुश्री गौरी मौलेखी, डी0-4 , चन्द्रलोक कॉलोनी , राजपुर रोड़ , 
देहरादून 
अधिष्ठाता , पशुचिकित्सा एवं पशुपालन विज्ञान महाविद्यालय, 
गो 0 ब 0 प 0 कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय , पंतनगर 


धारा -4 (1) झ ( तीन ) 


-तदैव 


3 . 


-तदैव 


धारा -4 ( 1) झ ( चार) 


4 . 


श्री नरेन्द्र सिंह रावत, नेशविला रोड़ , देहरादून 


- 


-तदैव 


-तदैव 


5 . 


. 


श्री जगदीश गोयल, श्री राधेकृष्ण गो - सेवा सदन ट्रस्ट, 
ग्राम लखनपुर , बेरिया रोड़, बाजपुर , ऊधमसिंह नगर 
सुश्री कामिनी कश्यप, भौमिक पशु सुरक्षा सेवा समिति , 
खोल्टा, जनपद अल्मोड़ा 


-तदैव 


-तदैव 


6 . 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 30 जनवरी , 2016 ई ० (माघ 10, 1937 शक सम्वत् ) 


27 


1 


2 


3 


श्री रामेश्वर दास , श्री नित्यानन्दपाद आश्रम , श्री श्री गौर राधाकृष्ण 
मन्दिर परमा , हल्दूचौड, जिला नैनीताल 


धारा -4 ( 1 ) झ ( चार) 


-तदैव 


8 . 


-तदैव 


श्री नारद जोशी , गोलोक धाम , ग्राम कनकपुर, रूद्रपुर , तहसील 
किच्छा, ऊधमसिंह नगर 


-तदैव 


9 . 


-तदैव 


-तदैव 


श्री गणेशचन्द्र जोशी, श्री कृष्णा गो सेवाधाम चेरिटेबल ट्रस्ट , 
मूनाकोट , पिथौरागढ़ 


10 . 


श्री शंकर दत्त पाण्डे, मॉ कामधेनु वात्सल्य सेवाधाम ट्रस्ट, 
पो ० धेनीशिलिंग, चम्पावत 


-तदैव 


-तदैव 


11. 


-तदैव 


श्री कुलानन्द स्वरूप ब्रह्मचारी, श्री सेमनागराज सेवा आश्रम, 
सदड़गाँव , टिहरी गढ़वाल 


-तदैव 


12. 


-तदैव 


-तदैव 


श्री प्रकाश काला, बद्री गो संवर्धन एवं ग्राम्य विकास संस्थान, 
ग्राम ओडल सैंण, सतपुली, जिला पौड़ी 


13 . 


-तदैव 


- 


-तदैव 


महन्त प्रेमानन्द गिरी, भारतीय ग्राम्य विकास एवं गोरक्षार्थ न्यास, 
ग्राम झीबरहेडी, पो 0 खेडी, शिकोहपुर, हरिद्वार 


( 


. 


14. 


श्री विरेन्द्र कुमार गर्ग , गौशाला सभा रूड़की, चावमण्डी, रूड़की, 
जिला हरिद्वार 


-तदैव 


-तदैव 


15 . 


-तदैव 


-तदैव 


-- 


श्री स्वामी ईश्वरदास जी , श्री कृष्णायन गोरक्षा गोलोक धाम सेवा 
समिति , ग्राम व पो 0 हरिपुर कला, रायवाला, जिला देहरादून । 


आज्ञा से , 
दमयन्ती दोहरे , 
प्रभारी सचिव । 


. 


. 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई 0 ) 05 हिन्दी गजट / 05 - भाग 1-2016 ( कम्प्यूटर / रीजियो )। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


-- 


। 


- 


पंजीकरण संख्या - यू ० ए ० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, 

उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 जनवरी, 2016 ई 0 ( माघ 10, 1937 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड 

( फार्म - अनुभाग ) 

विज्ञप्ति 


18 जनवरी, 2016 ई ० 
पत्रांक 5028 / आयु ० कर उत्तरा० / फार्म अनु0 / 2015-16 / आ o घो ० प ० / खोया / चोरी / नष्ट हुए / देदून - उत्तराखण्ड 
मूल्यवर्धित कर नियमावली , 2005 के नियम -30 (12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , मैं , एडिशनल कमिश्नर , 
वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड , निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म -16 / फार्म -11 जिनके खो जाने / चोरी 
हो जाने / मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम -30 के उपनियम (9 ) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त 
हुई हैं , को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ : 

खोये / चोरी / नष्ट खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्म / स्टैम्प को 
व्यापारी का नाम व पता 

हुए फार्मों / स्टैम्प फार्मों / स्टैम्प की अवैध घोषित 
सं ० 

की संख्या 

सीरीज व क्रमांक किये जाने का 


क्र ० 


कारण 


1 


2 


3 


4 


5 


प्ररूप XVI 


U.K.VAT - M - 2012 


खोने के कारण 


1. | सर्वश्री एरोसन पेन्टस एण्ड , कोटिंग इण्डिया , 

ई -66, इण्डस्ट्रीयल एरिया , हरिद्वार 
टिन -05001741369 


( 09 ) 


0523551 , 0523552, 0523553, 


. 


0523558, 2916002 , 3627929 , 


4326294,4326302,5927041 


U.K.VAT - M - 2012 


खोने के कारण 


2. | सर्वश्री वलियन्ट इलैक्ट्रिक प्रा 0 लि 0, सी0-17 , 

देवभूमि, इण्डस्ट्रीयल स्टेट , बन्ताखेड़ी, रुड़की , 
टिन नं0-05004193529 


प्ररूप XVI 

( 03 ) 


3600661 to3600663 


21 - ख 


- ~ 


22 


उक्तराखण्ड गजट , 30 जनवरी, 2016 ई ० ( माघ 10 , 1937 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


-- 


1 


2 


3 


4 


5 


3 . 


प्ररूप XVI 


U.K.VAT- M- 2012 


खोने के कारण 


सर्वश्री आंचल एग्रो इण्टरप्राइजेज, प्रा ० लि 0, 
गुरूद्वारा रोड़ , लाल तप्पड़ , ऋषिकेश 
टिन -05013164962 


(61 ) 


2217020 


4 . 


खोने के कारण 


U.K.VAT - M - 2012 


सर्वश्री ए0 के 0 ट्रेडर्स , काशीपुर, 
टिन नं0-05013571489 


प्ररूप XVI 

( 01 ) 


6977969 


5 . 


प्ररूप XVI 


खोने के कारण 


U.K.VAT - M - 2012 


सर्वश्री निडिल आई प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज 
प्रा ० लि 0 , बाजपुर , टिन -05009181075 


( 07 ) 


1798950 , 4829001, 4829025 , 


, 


4829046, 4829061 , 4829092 , 


4829093 


खोने के कारण 


6 . 


सर्वश्री एस 0 जी 0 इण्टरप्राइजेज, सुल्तानपुरपट्टी, प्ररूप XVI 
बाजपुर, टिन -05006472253 

(08 ) 


U.K.VAT - M -2012 
2514583 , 4040087 , 4686893 , 


4827040 , 4921365 , 4921400 , 


5821565 , 7450675 


7 . 


प्ररूप XVI 


खोने के कारण 


U.K.VAT - M - 2012 


(02 ) 


6150238,7103493 


8 . 


प्ररूप XVI 


U.K.VAT - M - 2012 


खोने के कारण 


सर्वश्री मालसी स्टेट , लिमिटेड, मसूरी डाइवर्जन 
रोड़ , देहरादून , टिन -05008469483 
सर्वश्री ग्लोबल मर्चेनडाइजिंग कारपोरेशन , 
हरबर्टपुर , देहरादून , टिन नं0-05013916033 
डिप्टी कमिश्नर ( क 0 नि 0) . द्वितीय, वाणिज्य कर , 
रूद्रपुर 


( 01 ) 


6092864 


9 . 


मिसिंग होने 


U.K.VAT - C - 2009 


प्ररूप XI 
( 01 ) 


134007 


के कारण 


पीयूष कुमार, 
एडिशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर , 

मुख्यालय, देहरादून 


रूद्रपुर, 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

ऊधमसिंह नगर 
कार्यालय आदेश 

14 जनवरी, 2016 ई ० 
पत्रांक 46 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / RJ05G - 3957 / 2015- वाहन संख्या RJ05G - 3957, मॉडल 1997 चेसिस 
संख्या 360044CSQ004247 तथा इंजन नं 0 697D24CSQ112167 कार्यालय में श्री संजीव कुमार पुत्र श्री खैराती लाल , 
निवासी, राजा ट्रान्सपोर्ट , किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 30-12-2015 
को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर 
संचालन योग्य न होने के कारण वाहन को स्क्रब में विक्रय करना चाहता है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने 
हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31-12-2015 तक जमा है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त 
है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके 
कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता 
है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर , पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा -55( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या RJ05G - 3957 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या 360044CSQ004247 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


. 


। 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 30 जनवरी, 2016 ई ० (माघ 10 , 1937 शक सम्वत् ) 


23 


: 


कार्यालय आदेश 


22 जनवरी, 2016 ई ० 


पत्रांक 64 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UP35B- 9906 / 2015- वाहन संख्या UP35B-9906, मॉडल 2005 , चेसिस 
संख्या 53B48594 तथा इंजन नं 0 RJB61959 कार्यालय में श्री तनवीर पुत्र श्री ताहिर, निवासी 640 एस डी एम कोर्ट , 
भूत बंगला , रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 28-12-2015 को आवेदन पत्र 
के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य 
न होने के कारण वाहन को स्क्रब में विक्रय करना चाहता है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध 
किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31-01-2016 तक जमा है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । उक्त तथ्यों 
के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा -55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UP35B- 9906 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या 53B48594 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 


27 जनवरी, 2016 ई ० 


. 


पत्रांक 83 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UP80R-9981 / 2015- वाहन संख्या UP80R- 9981, मॉडल 1999 , चेसिस 
संख्या 373011GQQ712885 कार्यालय तथा इंजन नं 0 697D22GQQ751165 कार्यालय में दिप्ती द्विवेदी पुत्री 
श्री पी ० एन ० द्विवेदी, निवासी किसान सहकारी शुगर मिल , गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन 
स्वामी ने दिनांक 13-01-2016 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं ० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया 
है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन को स्क्रब में विक्रय करना चाहता है साथ ही वाहन 
का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31-01-2016 तक जमा है । 
वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । तथा 
वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके 
कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं 
रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा -55 ( 2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UP8OR- 9981 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या 373011GQ0712885 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


नन्द किशोर, 


. 


सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , 


रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 


पंजीकरण संख्या - यू ० ए ० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट 
, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार , दिनांक 30 जनवरी, 2016 ई० (माघ 10, 1937 शक सम्वत्) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


सूचना 
In my Indian Navy Service Record my son s name wrongly recorded as Akshay Negi but 
actual correct name is Akash Negi for all future purpose . 

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं । 


- 


4 


Jaswant Singh Negi 
S / o Veer Singh Negi, 


No.197012FRank - Ex . 


MCEAP -II ( Retd.) 
R / o Ward No. 36 , Lane No. 2 , 
Ashok Vihar AjabpurKalan , 

Dehradun. 


" 


07 - ट 


08 


उत्तराखण्ड गजट , 30 जनवरी, 2016 ई ० (माघ 10 , 1937 शक सम्वत् ) 


[ भाग 8 


SPECIMEN FOR CHANGE OF NAME FOR MAJORS 


| Krishan Chander , Exec . Engr. ( Reservoir ) , S / o Shri Pareshwar Prasad R / o A- 19 / 4 , 
ONGC Colony ( North) , Kaulagarh Road , Dehradun- 248195 , have changed my name to 
KRISHNA CHANDRA SUNDLI. Henceforth I shall be known as Krishna Chandra Sundli for 


all future purposes . 


It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection . 


Krishna Chandra Sundli 


S /o Sh. Pareshwar Prasad 
Add.A- 19/ 7, ONGC Colony ( North), 


Kaulagarh Road, Dehradun - 248195 . 


. 


A 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई ०) 05 हिन्दी गजट / 05 - भाग 8-2016 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


